रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L.- 33004/ 99 


सामेबजगाते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , शुक्रवार , जून 27 , 2014 / आषाढ़ 6 , 1936 
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 27 , 2014/ ASHADHA 6, 1936 


सं . 1348 ] 
No. 1348 


रेल मंत्रालय 
(रेलवे बोर्ड ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 26 जून , 2014 
का . आ . 1617 ( अ). - केन्द्रीय सरकार रेल अधिनियम , 1989 (1989 का 24 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
20क की उपधारा (1 ) के अधीन जारी , भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II , खंड 3, उप - खंड (ii ) में तारीख 12 नबम्बर , 2013 को प्रकाशित, भारत 
सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड ) की अधिसूचना संख्यां का . आ . 3436 ( अ), तारीख 12 नबम्बर 2013 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि को उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् , ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन , अनुरक्षण , प्रबंध और 
प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी । 

और, उक्त अधिसूचना का सार, उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप - धारा (4) के अधीन दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों, अर्थात् दैनिक जागरण 
तारीख 09 जनवरी, 2014 और अमर उजाला, तारीख 09 जनवरी, 2014 में प्रकाशित किया गया था । 

और , सक्षम प्राधिकारी को कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ । 
और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप - धारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है । 

अतः अब , केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी । 

और इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप - धारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस 
अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो 
जाएगी । 

अनुसूची 
उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले मे विशेष रेल परियोजना अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का 

संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण 


जिले का नामः आगरा 


क्रम 


ग्राम का नाम । 


भू - स्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


| तालुका का | 

नाम 


भूमि का 
प्रकार 


। भूमि की । गाटा । क्षेत्रफल । 
प्रकृति 

संख्या | हेक्टेअर में 


। संख्या 


। 


2617 GI/ 2014 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


1 


एत्मादपुर 


(1 ) रसूलपुर 


निजी । 


कृषि 


| 


23 


। 


0. 2300 


भंवर सिंह , दर्शन सिंह, आरामसिंह , पुत्रगण 
रामसिंह, सूरत सिंह पुत्र मक्खन सिंह 
भंवर सिंह, दर्शन सिंह, आरामसिंह, पुत्रगण 
रामसिंह , सूरत सिंह पुत्र मक्खन सिंह 


निजी 


कृषि 


। 


24 


| 


0 . 2292 


। 


कृषि 


| 


133 


। 


0.1109 


| ( 2) नगला गोल 

( 3) बरहन 


निजी । 
निजी 


1169 


0 . 1020 


रामेश्वर, चरनसिंह पुत्रगण खूबी 
मिटठूलाल पुत्र रामरतन, रमेशपाल सिंह , 
थानसिंह, अशोक कुमार, अमरसिंह, संजय 
कुमार पुत्रगण कोमल सिंह , विजेन्द्र सिंह, 
छत्रपालसिंह, निरोत्तम सिंह, यशपाल सिंह 
पुत्रगण हुण्डीलाल श्रीमती रामकटोरी पत्नी 
स्व . हुण्डीलाल 


निजी 


। 


कृषि 


| 


1526 


1526 1 


0.1510 


मदनकुमार, विजयकुमार, मुन्नेश कुमार , नरेन्द्र 
कुमार, नवीन कुमार पुत्रगण जयकुमार व 
विकास कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार, श्रीमती 
कमलादेवी पत्नी स्व. सुरेन्द्र कुमार 


। 


कृषि 


| 


1528 


| 


निजी 
निजी 


0.0280 
0.0280 
0.0530 


( 4) विरूनी 


कृषि 


347 


राकेश कुमार पुत्र शंकरदत्त , 
नन्दनसिंह, पीतम सिंह , श्रीकृष्ण पुत्रगण 
भूरेसिंह, विनोद कुमार, धुवेन्द्र सिंह, जोगेन्द्र 
सिंह, सुरेन्द्र सिंह पुत्रगण जगदीश सिंह , 
भूरीदेवी पत्नी जगदीश सिंह, प्रेमपाल सिंह, 
देवेन्द्र सिंह पुत्रगण इन्द्रजीत सिंह , शान्तीदेवी 
पत्नी इन्द्रजीत सिंह 


निजी । 


कृषि 


कृषि 


| 


133 


(5 ) जमालनगर 

भैंस 


0 . 1360 


देवकीनन्दन पुत्र होतीलाल, मुन्नालाल पुत्र 
दीवान सिंह 


निजी 


कृषि 


। 


135 


0 . 1280 


( 6) जामपुर 


निजी 


कृषि 


| 


27 


निजी 


। 


कृषि 


86 


86 


0 . 2210 


खचेरसिह , राजनलाल, पूरनसिह, रामप्रकाश, 
ओमप्रकाश, जगदीश पुत्रगण भिक्का , 
रमेशचन्द्र , दुलीचन्द्र, ललित कुमार पुत्रगण 
भोलानाथ, श्रीमती देवकी पत्नी खचेरमल , 
हरविलास, गोपाल , दिनेश पुत्रगण सरनाम 

सिंह 
0 .0300 रामचन्द्र पुत्र गुलाब, भीकम सिंह पुत्र अनवर 

सिंह, ज्वालाप्रसाद पुत्र भगवान सिंह, बासदेव 
पुत्र महावीर, सरबन सिंह, अमर सिंह , बंगाली, 
बनीसिंह पुत्रगण सोबरन सिंह, सुम्मेर सिंह , 
सूरजपाल पुत्रगण टीकाराम , संजय कुमार 
पुत्र श्योप्रसाद, श्रीमती रामबेटी पत्नी स्व . 

श्योप्रसाद 
0.2210 बहादुर सिंह, महीपाल, श्रीलाल, राजेन्द्र सिंह 

पुत्रगण सुन्दरलाल व श्रीमती रामवती पत्नी 
स्व . सुन्दरलाल, सुभाषचन्द्र , मुकेश कुमार 
पुत्रगण अजब सिंह व श्रीमती भूदेवी पत्नी 
अजब सिंह 
नत्थीलाल, बोदाराम , सुखराम पुत्रगण 

रामप्रसाद 
0 .0610 वीरम सिंह , राजपाल सिंह , लक्ष्मण सिंह 

पुत्रगण होतीलाल व श्रीमती अनार देवी पत्नी 
होतीलाल , धर्मेन्द्र सिंह, पुररूप सिंह, हेमेश 
कुमार, प्रवेश कुमार, रविन्द्र कुमार, राकेश 
कुमार, भूरीसिंह पुत्रगण रूपसिंह, अटल सिंह, 
रघुवीर सिंह पुत्रगण बाबूलाल, युधिष्ठर सिंह, 
जितेन्द्र सिंह, तेजवीर सिंह पुत्रगण रक्षिपाल 
सिंह व श्रीमती रामबेटी पत्नी रक्षिपाल सिंह , 
जितेन्द्र सिंह, शेलेन्द्र कुमार, शिवकुमार 
पुत्रगण भरत सिंह व श्रीमती शकुन्तला देवी 

पत्नी भरत सिंह 
0.0060 | विमलादेवी पत्नी महेशचन्द्र 


निजी 


91 


0 . 0800 


(7 ) सुजानपुर 


निजी । 


कृषि 


51 


| 


निजी 


। 


कृषि 


। 


52 


| 


[ फा . सं. 2013 / एल .एम.एल . / 12 / 7 / ईस्टर्न कॉरीडोर / 494 ] 

अचल जैन, कार्यकारी निदेशक ( भूमि और सुविधाएं - 1 ) 


[ TT II - QU5 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF RAILWAYS 

(RAILWAY BOARD ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 26th June , 2014 
S .O . 1617 ( E ). — Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board ), No. 
S . O . 3436 ( E ), dated 12 November, 2013, published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3, Sub -Section ( ii), dated 
12 November, 2013 an issued under sub -section ( 1 ) of Section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) ( hereinafter referred to as 
the said Act ), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said 
notification for execution , maintenance , management and operation of the Special Railway Project, namely , Eastern Dedicated Freight 
Corridor in the District of Agra in the State of Uttar Pradesh . 


Village 


(6 ) 


23 


And , whereas, the substance of the said notification was published in Hindi News paper of Dainik Jagran dated 9th January , 
2014 and Amar Ujala , dated 9th January, 2014 under sub -section (4 ) of section 20A of the said Act. 

And , whereas, no objection has been received by the competent authority . 

And whereas, in pursuance of sub - section (1) of Section 20 (E ) of the said Act, the competent authority has submitted its 
report to the Central Government; 

Now , therefore, upon receipt of the report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub -section 
( 1 ) of Section 20 (E ) of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed hereto 
shall be acquired for the aforesaid purpose ; 

And, further, in pursuance of sub -section ( 2) of section 20 ( E ) of the said Act, the Central Government hereby declares that 
on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the 
Central Government free from all encumbrances. 

SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired ,with or without structure , for the Special Railway Project, namely , Eastern Dedicated Freight 

Corridor, District of Agra in the State of Uttar Pradesh . 
Name of District- Agra 
Serial Name of Name of Type of Nature of Gata 

Area Nameof land Losser /Persons 
Number | Tehsil 

land 

land Number in Hectare 
( 1 ) (2 ) ( 3 ) (4 ) L (5 ) 

( 7 ) 

( 8 ) 
Etmadpur ( 1) Rasulpur Private Agricultural 

0 .2300 | Bhawar singh , Darshan singh , 

Aram singh s/o Ram singh , 

Surat Singh s /o Makhan singh . 
Private | Agricultural 

0 .2292 | Bhawar singh , Darshan singh , 

Aram singh s / o Ram singh , 

Surat Singh s/o Makhan singh . 
(2) Nagla Goal Private Agricultural 

0 . 1109 

Rameshwar, Charan Singh s/o 

Khubi 
( 3 ) Barhan Private | Agricultural 1169 0 . 1020 Mithulal s/ o Ramratan , Ramesh 

pal singh , Than singh , Ashok 
kumar, Amar singh , Sanjay 
kumar s/ o Komal singh , 
Vijendra singh , Chhatrapal 
singh , Nirottam singh , Yashpal 
singh s / o Hundilal SmtKatori 

Devi w /o Hundilal. 
Private | Agricultural 1526 

0 . 1510 Madan Kumar, Vijay kumar, 

Munnesh kumar, Narendra 
kumar, Naveen kumar s /o 
Jaykumar, Vikash kumar s / o 
Surendra kumar, Smt. Kamla 

devi w /o Surendra kumar. 
Private | Agricultural 1528 0 .0280 | Rakesh kumar s /o Shankar dutt 


(4 ) Biruni 


Private | Agricultural 


347 


0 .0530 


Nandan Singh , Peetam singh , 
Shri krishna s/ o Bhure singh , 
Vinod kumar, Dhruvendra 
singh , Jogendra singh , 
Surendra singh s/o Jagdish 
singh Bhuri devi w /o jagdish 
singh , Prempal singh , 
Devendra singh s/o Indrajeet 
singh . Shanti devi w /o Indrajeet 
singh . 
Devaki Nandan s / o Hotilal, 
Munnalal s/o Divan singh 


Private | Agricultural 


0 . 1360 


(5 ) Jamal Nagar 

Bhiesh 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


Name of land Losser/Persons 


Serial 
Number 

( 1 ) 


Name of 
Tehsil 
( 2 ) 


Name of 
Village 

( 3 ) 


Type of 
land 

(4 ) 
Private 


Nature of 

land 

(5 ) 
Agricultural 


Gata Area 
Number | in Hectare 
(6 ) 

(7 ) 
135 0. 1280 


(6 ) Jampur 


Private 


Agricultural 


27 


0 .0300 


Private 


Agricultural 


0 .2210 


Khacher singh , Rajan lal, Puran 
singh , Ramprakash , Om 
Prakash , Jagdish s/o Bhikka , 
Ramesh chandra, Duli chandra 
s/o Bhola nath , Smt. Devaki 
w /o Khachermal, Harvilash , 
Gopal, & Dinesh s /o Sarnaam 
singh . 
Ram Chandra s/ o Gulab , 
Bhikam singh s/o Anwar signh , 
Jwala Prasad s /o Bhagwan 
singh , Basdev s/o Mahaveer , 
Sarwan singh , Amar singh , 
Bangali, Bani singh s /o 
Sobaran singh , Summer singh , 
Suraj pal s /o Tikaram , Sanjay 
kumar s/o Syo Prasad , Smt 
Rambeti w /o Syo Prasad . 
Bhadur singh , mahipal, Srilal, 
Rajendra singh s/o Sundar lal, 
Smt Ramwati w /o Sundar lal, 
Subhash chandra , Mukesh 
kumar, s /o Ajab singh , Smt 
Bhudevi w /o Ajab singh . 
Nathilal, Bodaram , Sukhram 
s/o Ram prasad 
Viram singh , Rajpal Singh , 
Laxman singh s/o Hotilal, Smt 
Anar devi w /o Hotilal, 
Darmendra singh , Purrup 
singh , hemesh kumar, pravesh 
kumar Ravindra Kumar , 
Rakesh kumar , Bhuri singh s/o 
Roop singh , Atal singh , 
Raghuveer singh s /o Babulal, 
Yudhisthir singh , Jitendra 
singh , Tejveer singh s/o 
Rakshipal singh , Smt Rambeti 
w /o Rakshipal singh . Jitendra 
singh , Sailendra Kumar, Shiv 
kumar s /o Bharat singh , Smt 
Shakuntala devi w /o Bharat 
singh . 
Vimla devi w /o Mahesh 
chandra 


Private 


Agricultural 


91 


| 


0 .0800 


( 7) Sujanpur 


Private 


Agricultural 


0 .0610 


Private 


Agricultural 


0 .0060 


[F . No. 2013/LML/ 12 /7 /Eastern Corridor/494 ] 
ACHAL JAIN , Executive Director (Land and Amenities- 1) 


Printed by theManager , Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


